. 


AUM 


A 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 वैशाख , 1942 ( श० ) 
12 मई, 2020 ( ई० ) 


संख्या - 197 राँची, मंगलवार , 


विधि विभाग 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
12 मई , 2020 


संचिका संख्या - ए/विधि ( अधि )- 01/ 2018-489/ जे० दिनांक -12.05. 2020 के माध्यम से राज्य 
सरकार, एतद द्वारा श्री अनिल कुमार तिवारी ( माननीय सदस्य, झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् ) को 
झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2012 की धारा- 4(4)( घ) के प्रावधानों के अंतर्गत 
झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है । 
2. उपरोक्त नियुक्त सदस्य का कार्यकाल झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2012 
के धारा - 4(5) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप होगा | 
3. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 

( संचिका संख्या -ए/विधि ( अधि )- 01/2018-489/ जे० ) 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रदीप कुमार श्रीवास्तव , 
प्रधान सचिव - सह -विधि परामर्शी 
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 197 -- 50 


